Haryana Government Gazette 


EXTRAORDINARY 
Published by Authority 


© Govt. of Haryana 
No. 63-2023/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, APRIL 5, 2023 (CHAITRA 15, 1945 SAKA) 


हरियाणा सरकार 
शहरी स्थानीय निकाय विभाग 
अधिसूचना 
दिनांक 5 अप्रैल, 2023 


संख्या 09/16 / 2023-4क | |.— हरियाणा नगर पालिका अधिनियम 1973 (1973 का 24) की धारा 4 की उप धारा 1 
तथा 2के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार स्थानीय शासन 
विभाग (समितियां) अधिसूचना संख्या 60,/6 / 92-3क | दिनांक 03 अगस्त 1995 में यथा परिनिश्चित वर्तमान सीमा के बीच 
पड़ने वाले के क्षेत्र को नगर पालिका, घरौंड़ा जिला करनाल की सीमा में मिलाने के आशय की घोषणा करते हैं तथा अब 
प्रस्तावित सीमा नीचे दी गई अनुसूचि में यथा विनिर्दिष्ट है। 


इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के wos में प्रकाशन की तिथि से छह सप्ताह की अवधि की 
समाप्ति पर या इसके पश्चात्‌ सरकार, अधिसूचना के प्रारूप पर, ऐसे आक्षेपों या सुझावों सहित, यदि कोई हो, जो उपायुक्त, 
करनाल के माध्यम से अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, चण्डीगढ़ द्वारा किसी व्यक्ति से 
अधिसूचना के प्रारूप के संबंध में इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के समाप्ति से पूर्व लिखित रूप में प्राप्त किये जाये, पर विचार 
करेगी | 


सीमाओं की अनुसूची 
उत्तर:-बिंदु सख्या “ए” से आरभ करते हुए जैसा कि नक्शे में दर्शाया गया है, जोकि गांव हसनपुर सड़क से आयत संख्या 2 
का किला संख्या 2, 3 से पूर्व पथ की ओर बजीदा कैनाल को पार करके उत्तर सीमा के पथ पर बिंदु संख्या “बी” तक जोकि 
आयत संख्या 22 का किला सख्या 1 का उत्तर पश्चिम कोना है। बिंदु संख्या “बी” से राष्ट्रीय राजमार्ग-44 को पार करके 
दक्षिण की ओर राष्ट्रीय राजमार्ग-44 के साथ चलते हुए आयत संख्या 28 का किला संख्या 2 के उत्तर पश्चिम कोने तक तथा 
आयत संख्या 28 का किला संख्या 2 से उतर दिशा से पूर्व की ओर चलते हुए बसताडा सड़क को पार करके बिंदु संख्या 
“सी” तक जोकि आयत संख्या 24 के किला संख्या 24 का उत्तर पूर्व कोना है। 


पूर्व-- बिदु संख्या “सी” से आरभ करते हुए जैसा कि नक्शे में दर्शाया गया है, जोकि आयत संख्या 24 का किला सख्या 24 
से नगरपालिका सीमा के पथ पर दक्षिण की ओर चलते हुए बिंदु संख्या “डी” तक जो कि आयत संख्या 99 का किला सख्या 
13,18 है, ज्ञानपुरा रोड को पार करके दक्षिण की ओर चलते हुए गांव पनौडी रोड पार करके गांव जडोली सीमा के साथ-साथ 
बिंदु संख्या “ई” तक जोकि आयत संख्या 155 का किला सख्या 9 है, तब पूर्व की ओर चलते हुए बिंदु संख्या “एफ” जोकि 
आयत संख्या 184 का किला सख्या 12 से दक्षिण पूर्व की तरफ चलते हुए बिंदु संख्या “जी” तक जेकि आयत UAT 211 का 
किला नं0 13 का दक्षिण पूर्वी कोना है। 


(732) 


HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), APR. 5, 2023 (CHTR. 15, 1945 SAKA) 733 


दक्षिण:- बिंदु संख्या “जी” से आंरभ करते हुए जैसा कि नक्शे में दर्शाया गया है, जोकि आयत संख्या 211 का किला संख्या 
13 है, पश्चिम की ओर गांव डिंगर माजरा की सीमा के साथ-2 चलते हुए बिंदु संख्या “एच” जोकि आयत संख्या 189 का 
किला सख्या 21 का पश्चिम कोना है। बिंदु संख्या “एच” से दक्षिण की तरफ चलते हुए, गांव डिंगर माजरा सड़क, सीमा के 
साथ -2 बिंदु संख्या “आई” के कोने पर जोकि गांव डिंगर माजरा सड़क पार करके जिसका आयत संख्या 208 का किला 
सख्या 5 के कोने से गांव डिंगर माजरा सड़क के साथ -2 पश्चिम दिशा की तरफ चलते हुए जोकि आयत सख्यां 191 का 
किला सख्या 16 के उतर पूर्वी तक व उसके उत्तर पूर्वी कोने से दक्षिण की तरफ मुडते हुए बिंदु संख्या “जे” तक जोकि 
नगरपालिका की सीमा को छूते हुए आयत संख्या 206 का किला सख्या 15 व नगरपालिका सीमा के साथ चलते हुए गांव गढी 
मुल्तान सीमा के साथ बिंदु संख्या “के” जोकि राष्ट्रीय राजमार्ग-44 of छूती है जिसका आयत संख्या 217 का किला सख्या 
23 है। बिंदु संख्या “के” है से राष्ट्रीय राजमार्ग-44 को पार करते हुए बिंदु संख्या “एल” तक जोकि आयत संख्या 220 का 
किला संख्या 2 है बिंदु संख्या “एल” से उत्तर पश्चिम की तरफ चलते हुए बिंदु संख्या “एम” तक जोकि नगरपालिका सीमा 
को ol है, जिसका आयत संख्या 216 का किला सख्या 2 हैं। बिंदु सख्या “एम” से पश्चिम दिशा की तरफ व नगरपालिका 
की सीमा के साथ साथ चलते हुए रेलवे लाईन को पार करके बिंदु संख्या “एन” तक जोकि आयत संख्या 201 का किला 
सख्या 11 है। बिंदु सख्या “एन” से पश्चिम दिशा व नगरपलिका सीमा के साथ साथ चलते हुए, Drain/ नाला को पार करते 
हुए बिंदु “ओ” तक जोकि आयत संख्या 170 का किला सख्या 10,11 है। 


पश्चिम:- बिंदु संख्या “ओ” से आरभ करते हुए जैसा कि नक्शे में दर्शाया गया है, जोकि आयत संख्या 169 का किला संख्या 
6 से उत्तर पश्चिम दिशा की ओर पथ पर चलते हुए गांव मलिकपुर सड़क को पार करके बिंदु संख्या “पी” तक बजीदा 
कैनाल को पार करके गांव मलिकपुर सीमा के साथ साथ गांव रायपुर जदान सड़क को पार करते हुए बिंदु संख्या “ay” तक 
जोकि आयत संख्या 52 का किला संख्या 14, 15 का उत्तर पश्चिम कोना है। बिंदु संख्या “क्यु” से गांव फुरलक व गांव 
उपली सीमा के साथ पूर्व की ओर चलते हुए बिंदु सख्या “आर” तक नगरपालिका सीमा को आयत संख्या 55 का किला 
संख्या 16 के उत्तर पूर्व कोने को छूता है। बिंदु संख्या “आर” से नगरपालिका सीमा व गांव उपली सीमा के साथ उत्तर की 
ओर चलते हुए बिंदु संख्या “एस” तक जोकि आयत संख्या 33 का किला सख्या 4 के उत्तर पश्चिम कोना है। बिंदु संख्या 
“एस” से जोकि आयत संख्या 32 का किला संख्या 24 के दक्षिण पश्चिम कोने से गांव उपली सीमा क॑ साथ उत्तर की ओर 
चलते हुए बिंदु संख्या “टी” जोकि आयत संख्या 8 का किला सख्या 12, 19 का कोना है। बिंदु संख्या “टी” से उत्तर पूर्व की 
तरफ गांव हसनपुर सीमा के साथ रेलवे लाईन को पार करते हुए बिंदु संख्या “ऐ” तक जोकि आरंभिक बिंदु है। 


अरूण गुप्ता, 
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, 
शहरी स्थानीय निकाय विभाग | 


HARYANA GOVERNMENT 
URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT 
Notification 
The Sth April, 2023 


No. 9/16/2023-4CII.— In Exercise of the powers conferred under sub-sections (1) and (2) of section 4 of the 
Haryana Municipal Act, 1973 (24 of 1973), the Governor of Haryana hereby declares his intention to include within 
the Municipal Committee, Gharaunda in district Karnal, the area lying between the existing boundary as defined in 
the Haryana Government, Local Government Department (Committees), notification No. 60/6/92-3CI, dated the 
03 August, 1995 and the boundaries now proposed as specified in the Schedule given below. 


Notice is hereby given that the draft of notification shall be taken into consideration by the Government on or 
after the expiry of the period of six weeks from the date of publication of this notification in the Official Gazettee, 
together with objections or suggestions, if any, which may be received by the Additional Chief Secretary to 
Government, Haryana, Urban Local Bodies Department through Deputy Commissioner, Karnal from any person in 
respect of the draft of notification before the expiry of the period so specified. 


Schedule of Boundaries 


North:- Starting from point no. “A” as shown in the map which is from village Hasanpur road Rectangle no. 2 Kila 
No. 2, 3 in East side crossing Bazida canal towards Northern boundary which is point no. “B” which is North west 
corner of Rectangle no 22 kila no. 1. Then from point “B” crossing National Highway-44 moving toward south along 
National Highway — 44 upto North West corner of Rectangle 28 kila no. 2 and from Rectangle 28 kila no. 2 moving 
towards Nort to East crossing Bastara road upto point “C” which is North East corner of rectangle no.24, Kila 24. 


734 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), APR. 5, 2023 (CHTR. 15, 1945 SAKA) 


Cc” 


East:- Starting from the point “C” as shown in map, which is Kila No. 24 of Rectangle No. 24, moving in South 
direction on the Municipal boundary upto Point No. “D” which is Kila No. 13.18 of Rectangle No. 99, Crossing 
Gyanpura Road and moving towards south, crossing Panouri road along boundary of village Jaroli upto point “E” 
which is Kila no.09 of rectangle no.155 moving towards East upto point “F” which is kila no.12 of Rectangle no.184 
moving Towards south East upto point “G” which is South East Comer of kila no.13 of Rectangle no.211. 


South:-Starting from point “G” as shown in the map, which is Kila No. 13 of Rectangle No. 211, moving west along 
the boundary of village Dingar Majra upto point “H” which is west corner of Kila No. 21 Rectangle No. 189. From 
point “H” moving south along village Dingar Majra road boundary to the comer of point “I” crossing village Dingar 
Majra road whose rectangle number 208 to the corner of Kila no.5 moving along village Dinger Majra road in west 
direction which is North East corner kila no 16 rectangle no.191 and from north-east corner turning towards south 
upto point “J” touching the municipal boundary, kila no.15 rectangle No. 206 and moving along Municipal Boundary 
and along village boundary of Garhi Multan touching National Highway-44 which is point “K” whose Kila No. is 23 
and rectangle no. 217. From point “K” Crossing the National Highway-44 upto point “L” which is kila no.2 rectangle 
no. 220 from point “L” moving towards North West direction upto point “M” who touches municipal boundary 
whose Kila no. 2 rectangle no. 216. From point “M” moving towards West direction alongwith Municipal Boundary 
crossing Railway Line upto Point “N” which is Kila no.11 of rectangle no.201. From point “N” moving in West 
direction along Municipal Boundary, Crossing Drain/Nala upto point “O” which is Kila no 10,11 of rectangle no 170. 


West:- Starting from point “O” as shown in the map which is kila no.6 rectangle No. 169 moving in the North West 
direction, crossing village Malikpur road upto point “P” crossing Bazida canal, along the boundary of village 
Malikpur, crossing village Raipur Jattan Road upto point “Q” which is north west corner of rectangle no.52 Kila 
no.14, 15. From point “Q” Moving in East direction towards boundary of village Phurlak and village Upali upto point 
“R” who touches north east corner of Kila no. 16 rectangle no.55. From point “R” moving along municipal boundary 
and village Upali Boundary in North direction Upto point “S” which is North west corner of Kila no. 4 of rectangle 
no. 33. From point “S” whose is Kila no. 24 of rectangle no. 32 from South West corner to moving along boundary of 
village Upali in Noth direction which is point “T” Whose corer of Kila no. 12, 19 of rectangle no. 8. From point “T” 
moving in north East direction towards Boundary of Village Hasanpur crossing Railway line upto point “A” Which is 
Starting Point. 


ARUN GUPTA, 
Additional Chief Secretary to Government, Haryana, 
Urban Local Bodies Department. 


10303—C.S.—H.G.P., Pk. 


